निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


Y 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 ज्येष्ट 1942 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 10 जून 2020 


( सं ० पटना 349 ) 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग ( कारा) 


अधिसूचना 

5 मई 2020 
सं ० कारा / भवन -18 / 2020 / 2882 - राज्य की काराओं में नोवेल कोरोना वायरस ( कोविड -19) के संक्रमण 
के प्रवेश को रोकने हेतु संक्रमण काल की अवधि में नये प्रवेश पानेवाले बंदियों के संसीमन / Quarantine के लिए 
निर्माणाधीन काराओं यथा - मंडल कारा, भभुआ, मंडल कारा, औरंगाबाद एवं मंडल कारा, जमुई के निर्माणाधीन भवन के 
पूर्ण निर्मित भाग को कैम्प कारा, भभुआ, कैम्प कारा , औरंगाबाद एवं कैम्प कारा, जमुई के रुप में नव आगंतुक बंदियों के 
परिरोध हेतु घोषित करना आवश्यक है । 

2. जेल अधिनियम, 1894 (एक्ट IX 1894 ) की धारा 3 की उप धारा (1) एवं बंदी अधिनियम, 1990 की धारा 
2 खण्ड ( b) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित निर्माणाधीन काराओं के पूर्ण निर्मित भाग को नव 
आगंतुक बंदियों के परिरोध हेतु तत्काल प्रभाव से अस्थायी ( कैम्प) कारा के रुप में घोषित किया जाता है एवं संबंधित 
कारा के नाम के सामने अंकित पदाधिकारी इस कारा के अधीक्षक के प्रभार में रहेंगे । 
अस्थायी कारा भवन संरचना का नाम 

प्रभारी काराधीक्षक 
सं ० 

निर्माणाधीन मंडल कारा, थाना - भभुआ, अनुमंडल – भभुआ | अधीक्षक , 
भभुआ का पूर्ण निर्मित भाग सदर, जिला - कैमूर (भभुआ ) 

मंडल कारा, भभुआ 
निर्माणाधीन मंडल कारा , थाना - मुफ्फसिल, 

अधीक्षक, 
औरंगाबाद औरंगाबाद का पूर्ण निर्मित | अनुमंडल - औरंगाबाद सदर , मंडल कारा, औरंगाबाद 

जिला - औरंगाबाद 
कैम्प कारा, जमुई निर्माणाधीन मंडल कारा, थाना - टाउन, अनुमंडल - जमुई अधीक्षक, मंडल कारा, 
जमुई का पूर्ण निर्मित भाग सदर , जिला- जमुई 

जमुई 
बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

दीवान जाफर हुसैन खाँ , 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक (प्र ०) । 


क्र ० 


पता 


का नाम 


1 


कैम्प कारा, भभुआ 


2 


कैम्प कारा, 


भाग 


3 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 10 जून 2020 


5 4 2020 
सं० कारा / भवन -18 / 2020 / 2882 जेल का अंग्रेजी में निम्नलिखित संवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से 
इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
दूसरा अधिकृत पाठ समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दीवान जाफर हुसैन खाँ , 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक (प्र ०) । 


The 5th May 2020 
No. RT / 447–18 / 2020 / 2882/Jail (.) - It appears necessary to declare the completed 
portion of under -construction prison building of District Prison , Bhabhua; District Prison 
Aurangabad and District Prison , Jamui as Temporary (Camp) Jails for the purpose of new prisoners 
to prevent the contagion of the Novel Corona Virus (COVID - 19 ) in the prisons of the state. 

In exercise of the powers conferred by sub -section (i) of section 3 of the Prison Act, 1894 
(Act IX of 1894) and clause (b ) of section 2 of the Prison Act 1900 (Act III of 1900 ), the 
Government of Bihar is pleased to declare the completed portion of the following under 
construction prisons buildings as Temporary ( Camp) Jail for the detention of New Prisoners with 
immediate effect and the officer mentioned against the respective prison shall be the superintendent 
of that prison . 


SI. 
No. 

1 


Name of the 
Temporary Jail 
Camp Jail, 
Bhabhua 


2 


Camp Jail , 
Aurangabad 


Name of Building Structure 

Address 

Superintendent in 

Charge 
Completed portion of Under P.S.-Bhabhua, 

Superintendent , 
Construction building of Sub Div .-Bhabhua Sadar, District Jail, Bhabhua 
district prison, Bhabhua Dist.- Kaimur ( Bhabhua ) 
Completed portion of Under P.S.-Muffasil , 

Superintendent , 
Construction building of Sub Div .-Aurangabad District Jail, 
district prison , Aurangabad Sadar, Dist.- Aurangabad Aurangabad 
Completed portion of Under P.S. - Town , 

Superintendent, 
Construction building of Sub Div .- Jamui Sadar , District Jail, Jamui 
district prison , Jamui 

Dist.- Jamui 
By the Order of Government of Bihar, 

Diwan Zafar Hussain Khan , 
Joint Secretary - cum -Director (Admin .). 


3 


Camp Jail, Jamui 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 349-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0। 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


